जिस्ट्री . . सी . ( मे . एन . )-72 


REGISTERED NO.D.ID.NL) 72 


K4 


LI 


स्परम 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


से० 181 
No. 181 


नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 22, 1086 माघ 2, 1907 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22 , 1986 /MAGHA 2 , 1907 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या तो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केप 


Separato Paging le piven to this Part In order that it may be filled as a 

separate compilation 


LET 


TRILALLP 


LILAIL . - . . . 


सदस्य 


( 2 ) श्री एस . के . सन्याल 

कार्यकारी अध्यक्ष , 
इंडियन साइन्स वर्कर्स फेडरेशन , 
बोरनाला नागपुर - 13 


सदस्य 


अम मंत्रालय 
नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1986 

संकल्प 
यू - 23013/ 11 / 84- एल . डब्ल्यू (i) : — ठेका श्रम 
(विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम , . 1970 ( 1970 
का 37 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केद्रीय सलाहकार ( ठेका श्रम ) बोर्ड देश में लौह अयस्क 
खानों में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण के प्रश्न पर विचार 
करने के लिए एक समिति गठित करता है । 

2 . उक्त समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय 
निम्न प्रकार से होंगे : - - 

गठन 
( 1 ) श्री प्राण नाथ 

सदस्य 
वरिष्ठ उप निदेशक ( कामिक ) , 
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि . 
इस्पात भवन लोदी रोड , 
नई दिल्ली । 


( 3 ) श्री एस . दास , गुता , 

जनरल सेक्रटरी, 
इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन 
राजेन्द्र पथ , कतरास रोड 
धनबाद । 


सदस्य 


( 4 ) श्री एस . के . चौधरी 

प्रादेशिक खान नियंत्रक 
इंडियन ब्यूर; ऑफ माइन्स , 
न्यू सेकरोटेरियट बिल्डिंग , 
नागपुर । 


[ 446 GI /85 . - 1 


.. .. - - 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC. 1 ] 

- - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - -- - - - - - 
( 5 ) श्रा ए . खालिक 

सदस्य 

2. The composition of the Committee and its 
मुख्य कार्मिक प्रबंधक , 

terms of reference will be as under : 
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि . , 

COMPOSITION 
( भारत सरकार का उपक्रम ) 

(1) Shri Pran Nath , Sr. Deputy Director Member 
10- 3- 311/ ए , कैसल हिल्स 

( P ), 
नासब टैक , हैदराबाद - 500020 

Steel Authority of India Limited , 

Ispat Bhawan , Lodi Road , 
( 6 ) श्री टी . आर . गोयका 

सदस्य 

New Delhi. 
अध्यक्ष , फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स 

(2 ) Shri S .K . Sanyal, 

Member 
इंडस्ट्रीज , 

Working President , 
गायका मिनरल्स ( प्राइवट ) लिमिटङ , 

Indian Mines Workers Federation , 

BORNALA , Nagpur -13 . 
" गाल निवास ", पोस्ट वाक्स सं . 271 
1062, वेस्ट हाई कोर्ट रोड 

( 3 ) Shri S. Dass Gupta , 

Member 
नागपुर - 440010. 

General Secretary , 
Indian National Mine Workers 

Federation , Rajendra Path , 
( 7 ) श्रा वा . डो . काम्बले 

सदस्य संयोजक 

Katras Road, Dhanbad . 
प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( के . ) 
भवनेश्वर, उड़ीसा । 

(4 ) Shri S . K . Choudhury , 

Member 

Regional Controller of Mines , 
विचारार्थ विषय 

Indian Bureau of Mines, 

New Sectt. Building, Nagpur . 
( 1 ) खान स्थल में खनिज निकालने , जिसमें तोड़ना , (5 ) Shri A . Khalique, 

Member 
आकार कम से छांटना , श्रणियों में विभषत करना 

Chief PersonelManager, 
और लदाई करना शामिल है, जैसे कार्यों, प्रक्रियाओं 

National Mineral Development 
और संक्रियाओं की प्रकृति का अध्ययन करना और 

Corporation Limited 

( A Government of India Undertak 
यह सफारिश करना कि क्या लौह अयस्क खानों 

ing) . 
में इन कार्यो प्रक्रियाओं/ संक्रियाओं में ठेका श्रम 

10- 3- 311/ A, Castle Hills , 
पद्धिति को समाप्त किया जाना चाहिए ; और 

Nasab Tank, Hyderabad- 500028 . 

Member 

( 6) Shri T . R . Goenka , 
( 2) यह रिपोर्ट देना कि क्या देश में लोहे अयस्क खानों 

President, 
में ठेका श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याण 

• Federation of Indian Mineral Indus 
सुविधाएं कानून की अपेक्षाओं के अनुसार हैं । 

tries, 

Goenka Minerals ( P) Ltd., " Shecl 
2 . उक्त समिति का मुख्यालय भवनेश्वर ( उड़ीसा ) 

Niwas ", 
में होगा । उक्त समिति अपनी रिपोर्ट छह माह के भीतर 

Post Box No. 271 , 
पेश करने का प्रयत्न करेगी । 

1062 , West High Court Road , 

Nagpur -440010 . 
यू . 23013/ 11/ 84 -एल . डब्ल्यू . ( 1 ). 

( 7 ) Shri V . D . Kamble , 

Member 

Regional Labour Commissioner , Conven 
MINISTRY OF LABOUR 

( Central ), 

Bhubaneswar, Orissa , 
New Delhi, the 22nd January , 1986 
RESOLUTION 

TERMS OF REFERENCE 
U . 23013/ 11 / 84 -LW(i). -- In exercise of the powers 

( 1) To study the nature of jobs, processes and 
conferred by section 5 of the Contract Labour (Rcgu 

operations such as raising of minerals includ 
lation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ), the Central 

ing breaking siziny, sorting and loading at 
Advisory Contract Labour Board hereby constitutes 

mine site and recommend if the contract 
a committee to go into the question of working of 

labour systein should be abolished in these 
contract labour system in Iron Ore Mines in the 

jobs /processes /operations in the Iron Ore 
country . 

Mines ; and 


er 


[ भाग ] - - 


1 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


- 


- 


- 


सदस्य 


( 2 ) Te report whether the welfare amenities pro 

vided for contract labour in the Mines in the 
Tron Ore Mines in the country are in accord 
ance with the requirements of law . 


( G ) श्री टी . आर . गोयंका , 

अध्यक्ष , 
फेडरेशन आफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज 
गोयंका मिनरल्स ( प्रा . ) लि . 
" गील निवास " पोस्ट बाक्स सं . 271 , 
1062, वस्ट हाई कोर्ट रोड , 
नागपुर - 440010 


3. The Headquarters of the Committee will be at 
Bhubaneshwar (Orissa ). The Committee would ende 
avour to submit its report within a period of six 
months. 

[ File No . U - 23013(11)/ 84 -LW(i) ]] 


7 ) श्री के . पी . मेहता 

प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( के . ) , 
चण्डीगढ़ । 


सदस्य 
संयोजक 


विचारार्थ विषय 


यू . 23013/ 11/ 84- एल . डब्ल्यू ( ii ) : -- ठेका श्रम 
( विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 
का 37 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, कन्द्रीय सलाहकार ( ठेका श्रम ) बोर्ड , देश में मेंगनोज 
खानों में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण के प्रश्न पर विचार 
करने के लिए एक समिति गठित करता है । 


___ 2. उक्त समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय 
निम्न प्रकार से होंगे : - - 


( 1 ) खान स्थल में खनिज निकालने , जिसमें तोड़ना , 

आकार क्रम से छांटना , श्रेणियों में विभक्त 
करना, और लदाई करना शामिल है , जैसे कार्यों, 
प्रक्रियाओं और संक्रियाओं को प्रकृति का अध्ययन 
करना और यह सिफारिश करना कि क्या मैंगनीज 
खानों में इन कार्यो प्रक्रियाओं संक्रियाओं में ठेका 
श्रम पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए , 
और 


गठन 


सदस्य 


( 1 ) श्री ए . एच . धर्माधिकारी , 

उप महा प्रबंधक ( तकनीकी ) , 
मैगनोज अयस्क ( इंडिया ) लि . , 
3, माउन्ट आबू एक्सटेंशन , 
नागपुर -- 440001. 


) यह रिपोर्ट देना कि क्या देश में मैंगनीज खानों 
में ठेका श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याण 

सुविधाएं कानून की अपेक्षाओं के अनुसार है । 
3. उक्त समिति का मख्यालय चण्डीगढ़ में होगा । 
उक्त समिति छह मास की अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगी । 


सदस्य 


( 2 ) श्री एम . के . सन्याल , 

कार्यकारी अध्यक्ष , 
इंडियन माइन्स वर्कर्स फेडरेशन , 
बोरनाला , नागपुर - 13 


[म . यू . 230 13/ 11/ 85- एल . डब्ल्यू ( ii ) ] 


सदस्य 


( 3 ) श्री एस . दाम . गप्ता 

जनरल सेक्रटरी 
इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन 
राजेन्द्र पथ कतरास रोड , 
धनबाद । 


U . 23013/ 11 / 84-LW-( ii ). — In exercise of the powers 
conferred by section 5 of the Contract Labour ( Regu 
lation and Abolition ) Act, 1970 (37 cf 1970 ), the 
Central Advisory Contract Labour Board hereby 
constitutes a cominittee to go into the question 
of working of contract labour system in Manganese 
Mines in the country . 

2 . The composition of the Committee and its 
terms of reference will be as under: 


सदस्य 


( 4 ) श्री मुरेश चन्द 

प्रादेशिक खान नियंत्रक 
इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स 

न्यू मेक्रोटेरियट बिल्डिंग, नागपुर । 
( 5 ) श्री खालिक , 

मख्य कार्मिक प्रबंधक , 
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि . , 
( भारत सरकार का उपक्रम ) 
10- 3- 311/ए कैसल हिल्म 
नसाब टैक हैदराबाव - 500028 


सदस्य 


Member 


COMPOSITION 
(1 ) Shri A. H. Dharmadhikari, 

Deputy General Manager (Tech ), 
Manganese Ore (India ) Ltd ., 
3 ,Mount Road Extension , 
Nagpur - 440001 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1] 


-- ..-. : - - 


- : . 


- :. 


E V 


E 


- 


murun - 


- - - -- - - - 


- 


- - 


-- - 


- 


- -- - 


- - - - - - . ... - : - ... - - - 


- - - - - 


- - - . - . 


- - . . 


- - -- - - 
Member 


( 2 ) Shri S. K . Sanyal, 

Working President , 
Indian Mines Workers Federation, 
Bornala , Nagpur-13. 


3 . The Headquarters of the Committee will be at 
Chandigarh . The Committee would endeavour to 
submit its report within a period of six months. 


To 


Member 


(3 ) Shri S . Das Gupta , 

General Secretary, 
Indian National Mine Workers 
Federation, Rajendra Path , 
Katras Road, Dhanbad . 


यू . 23013/ 11/ 84- - एल , डब्ल्यू ( iii ) : - ठेका 
श्रम (विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 
का 37 ) को धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सलाहकार ( ठेका श्रम ) बोर्ड देश को चून पत्थर 

और डोलोमाइट खानों में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण के 
प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करता 


Member 


( 4) Shri Suresh Chand , 

Regional Controller ofMines , 
Indian Burcau of Mines, 
New Sectt. Building, Nagpur. 


2. इस समिति का गठन तथा इसके विचारार्थ विषय 
निम्नानुसार होंगे : --- 


Member 


गठन 


(5 ) Shri A . Khalique, 

Chief PersonnelManager, 
National Mineral Development 
Corporation Limited , 
(A Goveroment of India Under 
___ taking) , 
10- 3 - 311/ A, Castle Hills, 
Nasab Tank , Hyderabad - 500028 . 


सदस्य 


( 1 ) श्री प्राण नाथ , विरिष्ठ उप निदेशक 

( कार्मिक ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण 
लिमिटेड, इस्पात भवन , लोदो रोड , 
नई दिल्ली । 


Member 


सदस्य 


(6 ) Shri T .R . Goenka , 

President , 
Federation of India Mineral Indus 

tries , 
Goenka Minerals (P ) Ltd ., 

"Sheel Niwas ", 
Post Box No. 271 , 
1062 , West High Court Road , 
Nagpur - 440010 . 


( 2 ) श्री एस . के . सन्माल . 

कार्यकारी अध्यक्ष, 
इंडियन माइन्स वर्कर्स फडरेशन , बोरनाला 
नागपुर --13 


सदस्य 


Member 
Conve 


( 3 ) श्री एस . दास गुप्ता, जनरल सेक्रटरी, 

इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन , 
राजेन्द्र पथ , कतरास रोड , 
धनबाद । 


(7) Shri K . P . Mehta , 
Regional Labour Commissioner 

( Central), 
Chandigarh. 


ner 


सदस्य 


TERMS OF REFERENCE 


( 4 ) श्री एम . मखर्जी, 

प्रादेशिक खान नियंत्रक , 
भारतीय खान ब्यूर , 
नया सचिव लय भवन , 
नागपुर । 


(1) To study the nature of jobs, processes and 

operations such as raising of minerals includ 
ing breaking , sizing , sorting and loading at 
mine site and recommend if the contract 
labour system should be abolished in these 
jobs/processes/operations in the Manganese 
Mincs ; and 


सदस्य 


( 5 ) श्री ए . खालिक , 

मुख्य कार्मिक प्रबंधक , 
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड , 
( भारत सरकार का उपक्रम ) 
10- 3-311/ , कैश न हिला, 
नसाब टैंक, 
हैदराबाद --- 500028. 


( 2 ) To report whether the welfare amenities 

provided for contract labour in the Manga 
nese Mines in the country arc in accordance 
with the requirements of the law . 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


- -- --- - - 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- - - - 


सदस्य 


2 . The composition of the Committee and its 
terms of reference will be as under : 


[ माग I --- खण्ड 1 ] 

- - - - -- - - - - - - - -- - 
( 6 ) श्री टी . आर . गोयंका , 

अध्यक्ष , 
फेडरेशन ऑफ इंडिया मिनरल इंडस्ट्रीज , 
गोयंका मिनरल्स ( प्राइवेट ) लि ., 
" शील निवास " पोस्ट बाक्स -सं . 271 , 
1062, वैस्ट हाईकोर्ट रोड, 
नागपुर----- 440010. 


COMPOSITION 


(1) Shri Pran Nath , Sr. Deputy Director Member 

( P), 
Steel Authority of India Limited , 
Ispat Bhawan , Lodi Road , 
New Delhi. 


सदस्य 
संयोजक 


( 7 ) श्री आर . के . दास , 

अवर सचिव , 
श्रम मंत्रालय , 
नई दिल्ली । 


Member 


( 2 ) Shri S. K . Sanyal, 

Working President, 
Indian Mincs Workers Federation , 
Bornala , Nagpur-13. 


विचारार्थ विषय 


Member 


(3) Shri S . Das Gupta , 

General Secretary , 
Indian NationalMine Workers 
Federation , Rajendra Path , 
Katras Road, Dhanbad. 


( 1 ) खान स्थल में खनिज निकालने , जिसमें तोड़ना , 

आकार क्रम से छांटना , श्रेणियों का विभक्त 
करना और लदान का काम शामिल है, जैसे 
कार्यों/ प्रक्रियाओं/ संक्रियाओं की प्रकृति का अध्ययन 
करना तथा यह सिफारिश करना कि क्या चूना 
पत्थर और डोलोमाइट खानों में इन कार्यो/ 
प्रक्रियाओं संक्रियाओं में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त 
किया जाना चाहिए , और 


Member 


(4 ) Shri M . Mukherjee , 

Regional Controller of Mines, 
Indian Bureau of Mines , 
New Sectt. Building, Nagpur. 


Member 


( 2) यह रिपोर्ट देना कि क्या देश में चूना पत्थर 

और डोलोमाइट खानों में ठेका श्रमिकों को 
दो जाने वाली कल्याण सुविधाएं कानून की 
अपेक्षाओं के अनुसार है । 


(5) Shri A . Khalique, 

Chief Personnel Manager, 
NationalMineral Development 
Corporation Limited 
( A Government of India Under 

taking ), 
10 - 3 - 311 / A , Castle Hills , 
Nasab Tank, Hyderabd- 500028 . 


3. उक्त समिति का मख्यालय नई दिल्ली में होगा । 
उक्त समिति अपनो रिपोटं छह मास को अवधि के अंदर 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगी । 


[सं . यू . 23011/ 11/ 84 - एल . डब्ल्यू - (iii ) ] 

पी . बी . महिषी , उप सचिव , 
और सचिव केन्द्रीय सलाहकार ( ठेका श्रम ) बोर्ड , 


(6 ) Shri T . R . Goenka , 

Member 
President, 
Federation of Indian Mineral Industries, 
Goenka Minerals (P ) Ltd ., 
__ " Sheel Niwas ", 
Post Box No. 271 , 
1062 , West High Court Road , 
Nagpur - 440010. 


( 7) Shri R . K . Das, 

Under Secretary, 
Ministry of Labour, New Delhi . 


Member 
Convener 


U . 23013 /11/84-LW ( iii ). - In exercise of the 
powers conferred by section 5 of the Contract Labour 
( Regulation and Abolition ) Act, 1970 ( 37 of 1970 ), 
the Central Advisory Contract Labour Board hereby 
constitutes a committee to go into the question of 
working of contract labour system in Limestone and 
Dolomite Mines in the country . 
1446 GI/ 85 - 2 


TERMS OF REFERENCE 
(1 ) To study the nature of jobs, processes and 

operations such as raising of minerals includ 
ing, breaking , sizing , sorting and loading at 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec . 1 ] 


= = - _ . 


- - 


mine site and recommend if the contract labour 
system should be abolished in these jobs/ 
processes /operations in the Limestone and 

Dolomite Mincs ; and 
(2 ) The report whether the welfare amenities 

provided for contract labour in the Limestone 
and Dolomite Mines in the country are in 
accordance with the requirements of the 
law . 


3. The Headquarters of the Committee will be at 
New Delhi. The Committee sould endeavour to 
submit its report within a period of six months. 

[No. U -23013 (11 )/84- LW (iii)] 
P . B . MAHISHI, Dy. Secy. 

aud 
Sec . to the Cul ral icv sory 
Con act Labour Brai 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 1 10064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054, 1986 


